688 


HARYANA GOVT . GAZ. , DEC . 13 , 1994 (AGHN . 22, 1916 SAKA) 


IPATI 


राजस्व विभाग 


युद्ध जागीर 


दिनांक 30 नवम्बर , 1994 


1967 द्वारा 


क्रमांक 5459- ज - 2-94/ 28069 . -श्री पाला राम, पन श्री नत्थू राम, निवासी गांव बीगोपुर , तहसील नारनौल , जिला 
महेन्द्रगढ़ को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरूस्कार अधिनियम , 19-18 की धारा 2(ए ) (1ए ) तथा 3 ( 1ए ) के अधीन सरकार की 
अधिसूचना क्रमांक 244 - प्रार - 4-66 / 893, दिनांक 31 मार्च, 

100 रुपये वार्षिक और बाद में 
अधिसूचमा क्रमांक 5041 - पार -11 1-70/ 29503, दिनांक 8 दिसम्बर , 1970 द्वारा 150 रुपपे वार्षिक और उसके 
वाद अधिसूचना क्रमांक 1789-* -- 1-79/ 44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्रारा 150 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये 
वार्षिक की दर से जागीर मंजर की गई थी । 


2 . 


प्रब श्री पाला राम की दिनांक 20 अपल , 1992 को हुई मृत्य के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल , 
उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य मे अपनाया गया है और उसमें प्राज तक संशोधन किया गया है ) 
की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियो का प्रयोग करते हए , : स ज गीर को श्री ५ ला राम की विधमा श्रीमति 
मोहरा देवी के नाम खरीफ , 1992 से 300 रुपये वार्षिक तथा , रबी 1993 से 1,000 रुपये वार्षिक की दर से सनद 
में दी गई शो के अन्र्तगत तवदील करते हैं । 


दिनांक 2 दिसम्बर , 1994 


श्री काल , 


कमांक 5 46 3-ज - 2-94/ 29 144.-- श्री शम्भू राम , पुन 

निवासी गांव संदपुर, तहसील नारनौल 
जिला महन्द्रगढ़ को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2( ए ) ( 1ए)तथा 3( 1ए ) के अधीन सरकार की अधिसूचना 
क्रमांक 10699 -- जे- III -- 69 / 17392 , दिनांक 3 अगस्त, 1956 द्वारा 100 रुपए वार्षिक और उसके बाद में अधिसूचना 
क्रमांक 5041 - प्रार- I11-70/ 2950 5, दिमांक 8 दिसम्बर , 1970 द्वारा 150 रुपऐ वार्षिक और उसके बाद अधिसूचना 
क्रमांक 1739-5-1-79/ 440 40, दिनका 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 150 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपए वार्षिक की दर 
से जागीर मंजूर की गई थी । 


2 . 


अब श्री शम्भू राम की दिनांक 8 अक्तूबर, 1993 को हुई मुत्य के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल , 
उपरोक्त अधिनियम ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें प्राज तफ संशोधन किया गया है ) 
को धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हए, इस जागीर को श्री शम्भ राम की विधवा श्रीमति 
गौरली के नाम रबी , 1994 से 1,000 रुपए वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्र्तगत सबवील करते 


के ० एल ० वागा , 


मवर सचिव , हरियाणा सरकार , 

राजस्व विभाग । 


LATE NOTIFICATIONS 


